शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2012-2015 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30-05-2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 859 ] 


रायपुर, 

र, मंगलवार , दिनांक 24 दिसम्बर 2019 - पौष 3, शक 1941 


छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 
दाऊ कल्याण सिंह भवन ( पुराना मंत्रालय ) के पास , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2019 


आदेश 


क्रमांक एफ -56-2/ तीन ( दो )/ न. पा ./ प्राधि . अधि .नियुक्ति / 2019/ 3425 . - छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग , छत्तीसगढ़ नगरपालिका 
अधिनियम, 1961 की धारा 55 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ नगरपालिका ( अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन) 
नियम, 1998 (यथासंशोधित 2019) के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन के लिएनीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2) में , उल्लिखित प्रकार 
की नगरपालिकाओं के लिए सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को पीठासीन प्राधिकारी प्राधिकृत करने के लिए कलेक्टर 
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को प्राधिकृत करता है : 


सारणी 


क्रमांक 
( 1 ) 


नगरपालिका का प्रकार 

( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम 

( 3 ) 


1 . 


नगरपालिका परिषद् 


अपर कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )/ 
संयुक्त कलेक्टर /डिप्टी कलेक्टर / सहायक कलेक्टर / 
डिप्टी कलेक्टर में से कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी. 


2 . 


नगर पंचायत 


अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) / संयुक्त कलेक्टर/ 
डिप्टी कलेक्टर / सहायक कलेक्टर / तहसीलदार / 
अपर तहसीलदार में से कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी. 


हस्ता./ 
(जिनेविवा किण्डो) 


सचिव . 


1717 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


